इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


प्र 


• 


सत्यमेव 


ময়ী 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 447 ] 


भोपाल , शनिवार , दिनांक 13 नवम्बर 2021 - कार्तिक 22 , शक 1943 


- 


7 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2021 


क्र . एफ 22-68-2021 - आठ . - मध्यप्रदेश में स्थित " हबीबगंज रेलवे स्टेशन " का नाम परिवर्तन कर " रानी कमलापति रेलवे 
स्टेशन " किये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी हैं . 


भारत सरकार , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित देवनागरी लिपि ( हिन्दी ) एवं रोमन लिपि ( अंग्रेजी ) में नवीन नाम 
की वर्तनी इस प्रकार हैं : 


रेलवे स्टेशन का वर्तमान नाम 


नवीन नाम रेलवे स्टेशन 
रोमन लिपि में 

( 2 ) 


नवीन नाम रेलवे स्टेशन 
देवनागरी लिपि में 

( 3 ) 


( 1 ) 


हबीबगंज रेलवे स्टेशन 


RANI KAMALAPATI 
RAILWAY STATION 


रानी कमलापति 
रेलवे स्टेशन 


893 


894 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2021 


No. F - 22-68-2021 - VIII . — The Government of India has " No objection " in changing the name of " Habibganj 
Railway Station " as " Rani Kamalapati Railway Station ” in the State of Madhya Pradesh . 


The Spellings of the new name in Devnagari Script ( Hindi ) and Roman Script ( English ) as approved by the 
Ministry of Science and Technology , Government of India are as follows : 


Existing Name of 
Railway Station 


Spelling of the New Name of 
Railway Station in Roman Script 


Spelling of the New Name of 

Railway Station in 
Devnagari Script 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


HABIBGANJ 
RAILWAY STATION 


RANI KAMALAPATI 
RAILWAY STATION 


रानी कमलापति 
रेलवे स्टेशन 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

वंदना शर्मा , उपसचिव . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


